Part oto 221 


REGISTERED No . D . 211 


AIN 


OTP 


I 


i 


HA 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Indian, 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 


YTI- - CO 1 
PART I - Section 1 

1997 Fitferat 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


80 240 ] 
No. 240] 


& fær. it, A TATITC , 197 16, 1973/ 7677 24, 1895 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 16 , 1973 /ASVINA 34, 1895 


TO 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप म रखा जा सके । 
Soparate paging is given to this part in order that it may be filed 

As a separate compilation 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th October 1973 
PRIZE INCENTIVE SCHEME FOR HOLDERS OF POST OFFICE SAVINGS BANK 

ACCOUNTS 
No . F . 3 ( 11 ) -NS / 72 . - ) . From the year 1973 - 74 onwards, account holders in the 
Post Office Savings Bank having a balance (which qualify for interest in any month 
of the year ) of not less than Rs. 200 throughout the financial year ( 1st April to 31st 
March following) will be eligible for participation in the Draw to be held on the 
dates to be determined by the Government of India . There will be only 
one Draw in a year. Lots will be drawn under the supervision of the Governinent. 
of India and the following prizes will be awarded ; - 
i First prize of R9. 2 ,50 ,000 

R9 3 , 50, 000 
5 Second prizes ofRs. 1,00,000 

Rs. 5 ,00 ,000 
10 Third prizes of Rs. 50 ,000 

Rs. 5 ,00 ,000 
100 Pourth prizes of Rs. 10 ,000 

Rs. 10 , 00 ,000 
1000 Fifth prizes of Rs. Soo 

Re. 5 ,00 ,000 
1000 Sixth prizes of Rs. So . 

Rs. 5, 00 ,000 
Total amount of prize money in cach annual draw 

Rs. 32 , 50 ,000 
2 . Eligibility - Pergons having single or Joint Accounts or Accounts in the game 
of minors are eligible to participate in this Scheme. Public Accounts Serurity re 
posit Accounts and Provident Fund Accounts In Post Office Savings Bank will not be 


(1383 ) 


13184 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sc. ij 


eligible for participation in this scheme. In Accounts in which a part of the amount 
has been blocked as a blocked deposit for two or three years , the blocked 
amount shall be treated as a deposit to determine the minimum balance in the 
Account 


Accounts which have not been operated upon during the past 6 years and have 
become " silent accounts " within the meaning of Rule 15 of the Post Office Savings 
Bank Rules, 1985 , shall not be eligible for inclusion in the Draw . 


No account holder will be eligible for more than one prize in each Draw . 


3 . Code Number for Eligible Accounts - A Code Number for each account eligible 
to participate in the Draw will be given by the Post Office at which the account 
stands. The Code Numbers of all such accounts standing at a Head Post 
Office and its Sub and Branch Post Offices under its juridiction shall be displayed 
at the post office as goon as possible after the 31st March and atleast one month be 
fore the date of the Draw . 


4 . Income- Tac - Prize money will be treated as income as defined in Claue (ix ) 
in Section 2 ( 24 ) of the Income Tax Act , 1961 and will be liable to income tax in 
accordance with the law , for the time being inforce . In respect of prize money 
exceeding Rs. 1 ,000 , deduction of Income- lax will be made at source before payment. 


5 . Payment of Prize -Money - The holder of a prize -winning account may present 
his claim together with his pass book , at any time after the date of the relative 
Draw , at the Post Once where the account stands along with an application in the 
form prescribed for this purpose by the P & T Department. A receipt will be given 
by the Post Office therefor . After the claim has been admitted , payment shall be 
made by the respective Post Office where the account stands by cheque in respect 
of payments of Rs , 500 and higher denominations and in cash in respect of payments 
of Rs. 50 . The claim must be preferred within six months from the date of draw . 
Any claim received thereafter shall not be acceptert. 


6 . Publication of Code Numbers of Prize -Winning Accounts . The particulars of 
the prize - winning accounts will be published in the Gazette of India and the Press , 
as soon as possible , after the date of the relative Draw . The lists of prize winning 
Code Numbers shall be digplayed at the Post Offices and coples thereof can also be 
obtained from the National Savings Commissioner, Post Box No. 96 , Nagpur , one 
mos ! : lic r the date of the draw by sending a self-addressed and stamped envelope , 


7. Special Provisions in respect of the financial year 1973- 74 , the eligible 
acbaunts which have a minimum balance of not less than Rs. 200 throughout the 
period between the 1st November , 1979 and 318t March 1974 shall qualify for par 
ticipation in the first Draw to be held in July , 1974 . 


By Order , of the President 

B MAITHREYAN , Jt. Secy . 


वित्त मंत्रालय 
(artiyat fiyat farama ) 

अधिसूचना 
76 farsit , 16 gaat, 1973 
Fat vende water front fer quairit dhAT 


hat 3 ( 11 ) - 400 /72;- - 1973- 74 , 17 aga 4 fra 
खाता धारियों के खाते में पूरे वित्तीय वर्ष भर ( पहली अप्रैल से 31 मार्च १क ) कम से कम 200 २० 
की राशि जमा रहे , ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित तारीखों को निकाली जाने वाली लाटरी में भाग 


IPART 1 _ SEC 1] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


- AAT 


LAM 


लेने के हकदार होंगे । वर्ष में केवल एक बार लाटरी निकाली जायेगी । यह लाटरी , भारत सरकार की 
देखरेख में निकाली जायगी और इसमें निम्नलिखित पुरस्कार दिये जायेंगे : -.. 


2, 50, 000 रुपये का पहला पुरस्कार - - 1 . 
1 , 00, 000 रुपये का दूसरा पुरस्कार - - 5 
50, 000 रुपये का तीसरा पुरस्कार-- - 10 
10, 000 रुपये का चौथा पुरस्कार - - 100 

500 रुपये का पांचों पुरस्कार - - 1000 
50 रुपये का छठा पुरस्कार - --10, 000 


2, 50 , 000 रु . 
5 , 00, 000 १० 
5 , 00, 000 रु० 
10, 00, 000 रु० 
5 , 00, 000 50 
5, 00, 000 0 


प्रत्येक वर्ष निकाली जाने वाली लाटरी के पुरर कारो की 
कुल रकम 

. . . 


32, 50 , 000 रुपये 


2. पात्रता --जिन व्यक्तियों का एकल प्रयवा संयुक्त खाता हो , अथवा जिमके खाते 
नाबालिगों के नाम से हों , वे सब इस योजना में भाग लेने के पान होंगे । साकघर बचत बैंक में खोले 
गये सार्वजनिक खाते , प्रतिभूति जमा खाते तथा भविष्य निधि खाते इस योजना में शामिल किये जाने 
के पात्र नहीं होंगे । जिन खातों की आंशिक राशि, वो अथवा तीन वर्षों के लिए जमा के रूप में मन्द 
कर दी गई हो , उन खातों की शेष न्यूनतम जमा राशि के निर्धारण के प्रयोजन के लिए जमा के रूप में 
बन्द राशि को खाते की जमा रकम माना जायगा । 

पिछले छ :वर्षों में जिन खातों का संचालन नहीं किया गया है और जो डाकघर बचत बैंक नियमा 
वली 1965 के नियम 15 के अर्थ के अन्तर्गत निस्त्रिय हो चुके है ये इस लाटरी में शामिल किये जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 


कोई खाताधारी प्रत्येक लाटरी में एक से अधिक पुरस्कार पाने का पास नहीं होगा । 


3. पात्र खातों को कोड संख्या . - - जिस डाक घर में खाता खोला गया हो यह डाकघर ऐसे 
प्रत्येक खाते के लिए एक कोड संख्या देगा जो लाटरी में शामिल किये जाने का पात्र होगा । 
किसी मुख्य डाक घर में तथा उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उसके उप- डाकघरों तथा शाखा डाक 
घरों में खोले गये इस प्रकार के सभी खातों की कोई संख्या की सूची - 31 मार्च के बाद यथा शीघ्र 
किन्तु लाटरी निकाले जाने की तारीख से कम से कम एक महीना पहले डाकघरों में प्रदषित कर दी 
जायगी । 


4. प्राय -कर. - - पुरस्कार की राशि की , पाय - फर अधिनियम 1961 के खण 2 ( 24) 
की धारा (IX ) में परिभाषित पाय माना जायगा और उस पर उस समय लागू कानम के अनुसार 
प्रायकर लगेगा । एक हजार रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि के सम्बन्ध में पायकर की कटीसी 
उक्त राशि की मदायगी से पूर्व स्रोत पर ही कर ली जायगी । 

5. पुरस्कार की राशि को प्रदायगी. — पुरस्कार जीतमे वाले खाताधारी लाटरी निफल 
जाने की तारीख के बाद किसी भी समय पुरस्कार की रकम के लिए अपनी पास बुक के साथ , डाक - सार 
विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन -प्रपन पर उस डाकघर में अपना दावापेश कर सकता है, जहां पर खासा 
खोला गया हो । इसके लिए डाकघर एक रसीद देगा । दावा स्वीकार किये जाने के बाद , यह सबस 
डाकघर जहां चाता खोला गया हो , 500 रुपये तथा उससे अधिक राशियों के पुरस्कारो की काय गि यो 


4386 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART Suc. 11 


बैकों द्वारा और 50 रुपये के पुरस्कारों की प्रदायगिया नकद करेगा । दावा , लाटरी निकलने की 
तारीख से निश्चय ही छ : महीनों के अन्दर पेश कर दिया जाना चाहिये । इसके बाद प्राप्त कभी 
दावा स्वीकार नहीं किया जायगा । 

6. पुरस्कार जीतने वाले खातों को कोड संरया का प्रकाशन. - - लाटरी निकल जाने की 
तारीख के बाद, पुरस्कार जीतने वाले खातों का विवरण , यथा शीघ्र भारत के राजपन्न तथा समाचार 
पत्रों में प्रकाशित कर दिया जायेगा । पुरस्कार जीतने वाले खातों की कोड संख्या की सबी डाम घरों 
में भी प्रदर्शित करदी जायगी और यह सूची लाटरी निकलने की तारीख के एक महना बाद राष्ट्रीय व चत 
युक्त, पोस्ट बाक्स संख्या 96, नागपुर मे उनके नाम एक लिफ. फा भेजकर मंगाई जा सघती है,जिस पर 
भेजने वाले का पता लिखा हो और डाक टिकट लगी हो । 

7 . विशेष उपबष - जहां तक वित्तीय वर्ष 1973 - 74 का सम्बन्ध है, ऐसे खाते, जिनमे 
पहली नवम्बर 1973 और 31 मार्च, 1974 के बीच की पूरी प्रधि में बराबर कम से कम 200 
रुपये की राशि जमा रहेगी , जुलाई 1974 में निकाली जाने वाली प्रथम लाटरी में शामिल बिय में 
के पात्र होंगे । 

राष्ट्रपति के प्रादेश से, 
बी० मैत्रेयन , संयुक्त सचिव । 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW 
DHAT AND PUBLIAHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1973 


